शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 31 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 3 अगस्त 2018- श्रावण 12, शक 1940 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती बीना ठाकुर ध. प. श्री सेवाराम ठाकुर, उम्र 46 वर्ष, निवासी - क्वा . नं.- 15/ डी , 
एम. पॉकेट, मड़ौदा सेक्टर , भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. बिजली बाई था , जो कि मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व रेवेन्यू रिकार्डोंमें , अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 01-04-1991 को श्री सेवाराम ठाकुर के साथ संपन्न हुआ. 
विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती बीना ठाकुर रख ली हूं. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
हैं . उनके सर्विस रिकार्ड, बैंक एकाउंट , आधार कार्ड आदि में मेरा नया नाम श्रीमती बीना ठाकुर दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती बीना ठाकुर ध. प. श्री सेवाराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . बिजली बाई 
पिता- श्री चैन सिंग मण्डावी 

निवासी - क्वा. नं. - 15/ डी , 
एम . पॉकेट, मड़ौदा सेक्टर, भिलाई , 

तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती बीना ठाकुर 
पति- श्री सेवाराम ठाकुर 

निवासी - क्वा. नं. - 15 / डी , 
एम. पॉकेट, मड़ौदा सेक्टर , भिलाई , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


175 


176 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती हीर भागवानी ध . प. श्री दीपक भागवानी , उम्र 34 वर्ष, निवासी - देशलहरा नगर , 
संत कंवर नगर , सिंधी कालोनी, दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम पुनम आहूजा आत्मजा श्री जगदीश कुमार आहुजा था. मेरा विवाह 
श्री दीपक भागवानी के साथ संपन्न हुआ . विवाह पश्चात् मेरा नाम/ उपनाम श्रीमती पुनम भागवानी हो गया तथा यह नाम मेरे पेनकार्ड , ड्रायविंग 
लायसेंस, पासपोर्ट आदि में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती हीर भागवानी रख ली हूं मेरा यह नया नाम मेरे समस्त 
अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती हीर भागवानी ध. प. श्री दीपक भागवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


पुनम आहूजा 


पुनम भागवानी 


पिता - श्री जगदीश कुमार आहूजा 

निवासी - देशलहरा नगर , 
संत कंवर नगर, सिंधी कालोनी, दुर्ग, 

तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती हीर भागवानी 
पति - श्री दीपक भागवानी 

निवासी - देशलहरा नगर , 
संत कंवर नगर,सिंधी कालोनी, दुर्ग , 

तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती हरप्रीत कौर संधू ध. प. श्री गोविंदसिंग संधू उम्र 28 वर्षनिवासी- क्वा . नं .-24/ 
ए, सड़क नंबर एवेन्यू - बी , सेक्टर -2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी रीना चौरसिया आत्मजा 
श्री नागेन्द्र चौरसिया था तथा यह नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 05-05-2010 को श्री गोविंद सिंग संधू के 
साथ सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मेरा नया नाम / उपनाम श्रीमती हरप्रीत कौर संधू रखा गया . मैं अपने नये नाम 
को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती हरप्रीत कौर संधू ध. प. श्री गोविंद सिंग संधू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कुमारी रीना चौरसिया 
पिता - श्री नागेन्द्र चौरसिया 
निवासी - ब्लाक नं . - 4/ ओ , 

सड़क नं. - 09 , 
भिलाई नगर, तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती हरप्रीत कौर संधू 
पति - श्री गोविंद सिंग संधू 
निवासी - क्वा . नं . - 24/ ए , 

सड़क नंबर एवेन्यू - बी, 
सेक्टर -2, भिलाई , तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


सेक्टर -6 , 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त 2018 


177 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोहम्मद खुर्शीद आलम आत्मज स्व . घासीराम उम्र 80 वर्ष, निवासी- एलआईजी -162, 
दीनदयाल कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम खुशीराम बेहरा आ . स्व . घासीराम 
था तथा यही नाम मेरे समस्त आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है व मैं इसी नाम से जाना - पहचाना जाता था . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर 
नया नाम/ उपनाम मोहम्मद खुर्शीद आलम आ . स्व . घासीराम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे मोहम्मद खुर्शीद आलम आ. स्व . घासीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


खुशीराम बेहरा 
पिता - स्व . घासीराम 

निवासी- एलआईजी -162 , 
दीनदयाल कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, चरोदा, 

तह . पाटन , 
जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


मोहम्मद खुर्शीद आलम 

पिता - स्व . घासीराम 

निवासी- एलआईजी -162 , 
दीनदयाल कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, चरोदा, 

तह . पाटन , 
जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती गोमती ठाकुर ध. प. श्री डोमन सिंह ठाकुर , उम्र 43 वर्ष, निवासी -13/ई/ एफ , 
स्ट्रीट- 14 वार्ड नं. -42, सेक्टर -4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , उनके 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती गोमति बाई ( Smt. Gomti Bai ) व मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम श्रीमती गोमती बाई (Smt . Gomti 
Bai) ध. प. डोमन सिंह ( Doman Singh ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरे आधार कार्ड , बैंक पासबुक में मेरा सही नाम श्रीमती गोमती 
ठाकुर (Smt . Gomati Thakur ) ध. प. श्री डोमन सिंह ठाकुर ( Shri Doman Singh Thakur ) दर्ज है. मैं अपने सही नाम को मेरे पति के 
सर्विस रिकार्ड व मेरे मतदाता परिचय पत्र तथा अन्य आवश्यक शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती गोमती ठाकुर (Smt . Gomati Thakur) ध. प. श्री डोमन सिंह ठाकुर ( Shri Doman Singh Thakur ) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती गोमती बाई 
(Smt.Gomti Bai) 

पति - श्री डोमन सिंह 
( W / o- Shri Doman Singh ) 
निवासी -13 /ई/ एफ , स्ट्रीट- 14, 
वार्ड नं.- 42, सेक्टर -4 , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


श्रीमती गोमती ठाकुर 
( Smt. Gomati Thakur) 

पति - श्री डोमन सिंह ठाकुर 
( W/ o- Shri Doman Singh Thakur ) 

निवासी -13/ ई/ एफ , स्ट्रीट- 14, 
वार्ड नं .- 42, सेक्टर -4, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


178 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेमराज डोंगरे आत्मज श्री वामन राव डोंगरे , उम्र 53 वर्ष, निवासी - सी - पॉकेट -14 सी , 
मरोदा सेक्टर , भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्रभिलाई में कार्यरत हूं. मेरा सही व पूर्ण नाम खेमराज 
डोंगरे आत्मज वामन राव डोंगरे है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक में दर्ज है, किन्तु कक्षा पहली से स्नातक तक के मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम क्रमशः खेमराज आ. वामन राव, खेमराज आ. वामन दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण 
है मैं अपने सही व पूर्ण नाम खेमराज डोंगरे आ . वामन राव डोंगरे को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों/ 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे खेमराज डोंगरे आ . श्री वामन राव डोंगरे के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


खेमराज 
पिता - वामन, वामन राव 
निवासी - सी - पॉकेट-14 सी , 

मरोदा सेक्टर , भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


खेमराज डोंगरे 
पिता - श्री वामन राव डोंगरे 
निवासी - सी - पॉकेट -14 सी , 

मरोदा सेक्टर, भिलाई, 
तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डी. उमा महेश्वर नायडू आत्मज स्व . डी. डी. दयालू, उम्र 59 वर्ष, निवासी- म. नं.-3/ 
एच. रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर -6, वार्ड क्र .- 46, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं . 
मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम यू. एम. नायडू ( U. M. NAIDU) व ( D. UMA MAHESHWAR) दर्ज है. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम 
डी. उमा महेश्वर ( D. UMA MAHESHWAR ) आत्मज डी . डी . दयालू ( D. D. DAYALOO ), आधार कार्ड में डी . उमा महेश्वर नायडू आ . 
डी. डी . दयालू, बैंक पासबुक में डी . यू. एम. नायडू आ . डी. डी . दयालू दर्ज है, जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही 
व पूर्ण नाम डी . उमा महेश्वर नायडू आ . स्व . डी. डी . दयालू रख लिया हूं मैं अपने सही व पूर्ण नाम डी. उमा महेश्वर नायडू ( D. UMA 
MAHESHWAR NAIDU ) आ . श्री . डी . डी . दयालू ( D. D. DAYALU) को मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों , सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे डी. उमा महेश्वर नायडू ( D. UMA MAHESHWAR NAIDU ) आ . स्व . डी. डी. दयालू (Late D. D. DAYALU ) 
के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


डी . उमा महेश्वर, डी . यू. एम . नायडू , 

यू. एम. नायडू 
पिता - श्री डी . डी . दयालू 

( Shri D.D. DAYALOO ) 
निवासी - म. नं.- 3/ एच., रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर -6 , 
वार्ड क्र . - 46 , भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


डी . उमा महेश्वर , नायडू 
( D.UMA MAHESHWAR NAIDU ) 

पिता - स्व . डी . डी . दयालू 

( S / o - LATE- D.D.DAYALU) 
निवासी - म. नं. -3 / एच., रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर -6, 
वार्ड क्र .- 46, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त 2018 


179 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक लोक न्यास, रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) 


रायगढ़ , दिनांक 14 जून 2018 


रा . प्र . क्रं . / बी -113 ( 4 ) / 17-18 

ग्राम बैसपाली तहसील व जिला रायगढ़ 


क्रमांक / क / अविअ/2018.- आवेदकगण चन्द्रकुमार डनसेना आ . स्व . शिवचंदन डनसेना एवं अन्य के द्वारा छ. ग. लोक न्यास 
अधिनियम की धारा -4 के अधीन श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट की वर्तमान में चल रही रचनात्मक गतिविधियों को राष्ट्र के विशाल जन समुदाय के 
अभाव एवं पीड़ा निवारण हेतु प्रदेश स्तर में जिला, विकास खण्ड एवं गांव स्तर तक भावनाशील - सेवाभावी प्रतिभाओं की व्यवस्था तंत्र खड़ा करने 
की आवश्यकता को देखते हुये हरिद्वार में स्थापित श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि देश के विभिन्न भागों में रचनात्मक गतिविधियों 
को सुनियोजित रूप से चलाने हेतु अन्य स्वतंत्र ट्रस्टों की स्थापना की जाये. 


श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार उतराचंल की मुख्य प्रबंध ट्रस्टी शैल बाला पाण्डया, सुपुत्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा 
आचार्यनिवासी शांतिम कुंज हरिद्वार ( उत्तराचंल ) के द्वारा गायत्री परिवार ट्रस्ट बैसपाली की स्थापना की गई है, जिसका पंजीयन हेतु आवेदन पत्र 
मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है. उक्त ट्रस्ट में निम्नानुसार ट्रस्टी रहेंगे : 


.. 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री चन्द्रकुमार डनसेना आ . स्व . शिवनंदन निवासी ग्राम बैसपाली, तह . रायगढ़ मुख्य प्रबंध ट्रस्टी. 
श्री छगनलाल साहू आ . दयाराम साहू निवासी बैसपाली, तह . रायगढ़ सहायक प्रबंध ट्रस्टी 
श्री हेतराम डनसेना आ . बहलूराम डनसेना निवासी सपाली तह. रायगढ़ - ट्रस्टी 
श्री योगेन्द्र पटेल आ . मुकुतराम पटेल निवासी नंदेली तह. रायगढ़ - ट्रस्टी 
श्री दिलचंद साहू आ. स्व. मेघनाथ साहू निवासी नंदेली तहसील रायगढ़ -ट्रस्टी 
श्री बुद्धेश्वर नायक आ . धनीराम नायक, निवासी कुसमुरा तह. रायगढ़ -ट्रस्टी 
श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नि विनोद अग्रवाल निवासी जोरापाली तह. रायगढ़ - ट्रस्टी 
श्री प्यारेलाल परिव्राजक आ . सुखरूराम निवासी बसपारा तह. रायगढ़ - ट्रस्टी 
श्री नरेशचन्द्र पटेल आ . शिरोत्तम पटेल निवासी दरोगापारा, रायगढ़ - ट्रस्टी 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


न्यास की संपत्ति के रूप में स्टेट बैंक कोतरा शाखा, रायगढ़ में चालू खाता क्रमांक 36931403802 दिनांक 06-11-2017 में 19,787/ 
- मात्र रकम जमा है, जो ट्रस्ट की चल संपत्ति है. गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के नाम से ख. नं . 184/1 रकबा 0.146 हे., 184/2 रकबा 0.053 
हे ., ख. नं . 186/9 रकबा 0.065 हे. कुल रकबा 0.264 हे. का अचल संपति होना बताया गया है. 


उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार का किसी प्रकार का दावा/ आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से 
इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 12-07-2018 को प्रात : 11.00 बजे प्रस्तुत कर सकते है . नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/ आपत्ति पर 
किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 


आज दिनांक 14-06-2018 में मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया . 


भागवत जायसवाल 
अनुविभागीय अधिकारी 

एवं पंजीयक . 


180 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर , दिनांक 29 जून 2018 


छ. ग . सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/ परि ./2018/ 1257. - वस्तुत: गरिमा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र . 97, दिनांक 22-06-2000 विकासखण्ड 
बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) को कार्यालयीन ( संशोधित ) आदेश क्रमांक / परिसमापन / 2016 / 2681 दिनांक 26-09-2016 के द्वारा परिसमापन 
में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत् श्री बी . आर. यादव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त 
किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक 
की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर , छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15 
23/15-02/ 2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग . सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत् गरिमा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर , पं. क्र . 97 , दिनांक 22-06 
2000 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता हूँ, 


यह आदेश आज दिनांक 29-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2018 


छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत 


क्रमांक/ परि./2018/1259. - वस्तुतः मिनीमाता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र . 46, दिनांक 24-02-1983 
विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग.) को कार्यालयीन ( संशोधित ) आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 2016 /2682 दिनांक 26-09-2016 के 
द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 ( 1 ) के तहत् श्री बी . आर. यादव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को 
परिसमापक नियुक्त किया गया था . परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर , छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15 
23 / 15-02 / 2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) के तहत् मिनीमाता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर , पं. क्र . 46, दिनांक 24 
02-1983 विकासखण्ड बिल्हा जिलाबिलासपुर ( छ. ग. ) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) समाप्त करता 


हूँ 


यह आदेश आज दिनांक 29-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


दिलीप जायसवाल , 

उप पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


